रजिस्ट्री सं . डी . एल . - 33004/ 93 


REGD. NO . D . L .- 33004 / 93 


the 


ed 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - 3 3 - अप - बार (1 ) 
PART II - Section 3 - Sub- section (1) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 243) 
No . 243 ] 


नई दिल्ली , बुधवार, जुलाई 14, 1993/ अषाढ़ 23, 1915 
NEW DELHI , WEDNESDAY , JULY 14, 1993 / ASADHA 23 , 1915 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

( स्वास्थ्य विभाग ) 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 14 जुलाई , 1993 


किन्हीं प्राक्षेपों या सुझावों पर, जो इस प्रकार विनि 
दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के 
बारे में किसी व्यक्ति से प्राप्त हों , केन्द्रीय सरकार द्वारा 
विचार किया जाएगा । 

आक्षेप या सुझाव , यदि कोई हों , सचिव , स्वास्थ्य और 
परिवार कल्याण मंत्रालय , के पते पर भेजे जा सकते हैं । 


स्वास्थ्य विभाग ,निर्माण भवन , नई दिल्ली - 110011 

प्रारूप नियम 


1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण 
निवारण ( संशोधन ) नियम , 1993 है । 


सा . का . नि . 511 ( अ ) . - - खाद्य अपमिश्रण निवारण 
नियम , 1955 का और संशोधन करने के लिए, जो खाद्य 
अपमिश्रण निवारा अधिनियम , 1954 की धारा 23 को 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए और केन्द्रीय खाद्य मानक समिति के साथ परामर्श 
के पश्चात् , केन्द्रीय सरकार करना चाहती है, कति 
पय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की 
धारा 23 की उपधारा ( 1 ) द्वारा अपेक्षित रूप में उन 
सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया 
जाता है जिनके बारे उसमें प्रभावित होने की संभावना 
है और यह मूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों 
पर उस तारीख से , जिसको राजपत्र को प्रतियां , जिसमें 
यह अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी , जनता को उपलभ्य 
होगी , साठ दिन को अवधि की समाप्ति पर या उसके 
पश्चात् विचार किया जाएगा । 


2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम , 1955 (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है ) में , 

( 1 ) नियम 4 के उपनियम ( 6 ) के स्थान पर, 
निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा , अर्थान : -- 

“ ( 6 ) ऐसे प्रमाणपत्र के लिए देय फीस प्रति खाद्य 
नमने के लिए, जिसका विश्लेषण किया जाए , 200 ग . 
होगी । इम फीस का संदाय उस व्यक्ति या उन 
व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा जो धाग 13 की 


1568GI/ 93 


THE GAZEITE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3(i)] 


उपधारा ( 2 ) के अधीन न्यायालय को या खाद्य 
अपमिश्रण निवारण अधिनियम , 1954 की धारा 6 
की उपधारा :12) के अधीन सीमा - शुल्क कलक्टर 
को या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत 
सरकार के किसी अधिकारी को या खाद्य अपमिश्रण 
निवारण नियम , 1955 के नियम 3 के उपनियम ( 1 ) 
के खंड . ( क ) के अधीन किसी आफिसर को आवेदन 
करते हैं । 


( 2 ) उक्त नियमों के नियम 6 के स्थान पर निम्न 
लिखित नियम रखा जाएगा , अर्थात् : -- 

" 6. लोक विश्लेषक की अर्हताएं : 

कोई व्यक्ति लोक विश्लेषक के रूप में तब तक 
नियुक्ति के लिए अहित नहीं होगा जब तक कि - - 
( क ) उसके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित 

किसी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान या 
जैव रसायन या खाद्य प्रोद्योगिकी या सूक्ष्म 
जीव विज्ञान या खाद्य और औषधि में मास्टर 
की उपाधि नहीं है या रसायनज्ञ संस्थान ( भारत ) 
द्वारा संचालित खाद्य विश्लेषण अनुभाग में 
परीक्षा द्वारा रसायनज्ञ संस्थान ( भारत ) का 
सहयुक्त नहीं है या ऐसे प्रयोजनों के लिए 
केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य और अधिसूचित 
समतुल्य अर्हता नहीं है और खाद्य विश्लेषण 
में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव नहीं है ; 


प्राधिकारी को सूचित करेगा और नमने का . 
दूसरा भाग भेजने के लिए उससे अपेक्षा 

करेगा । 
( ख ) दूसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण 

अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 
"टिप्पण : --नियम ( 1 ) के परन्तुक या नियम 9क 

के अधीन प्राप्त नमूने की दशा में , चालीस 
दिन की अवधि की गणना नमने के दूसरे 

भाग की प्राप्ति की तारीख से की जाएगी । " 
4 . उक्त नियमों के नियम 8 में , - - 
( क ) खंड (ग ) में , तीन मास शब्दों के स्थान पर 

" छह मास " शब्द रखे जायेंगे । 
( ख ) दूसरे परन्तुक का लोप किया जाएगा । 
( ग ) तीसरे परन्तुक में , परन्तु यह भी शब्दों के 

स्थान पर, "परन्तु यह और " शब्द रखे जायेंगे । 
5. उक्त नियमों के नियम में , " संबंधित स्था 
नीय क्षेत्र " शब्दों के पश्चात , " या स्थानीय ( स्वास्थ्य ) 
प्राधिकारो " शब्द और कोष्ठक अंतस्थापित किए जायेंगे । 


6. उक्त नियमों के नियम क को 9ख में पुन : 
संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्या कित 
नियम 9ख के पूर्व निम्नलिखित नियम अंत :स्थापित किया 
जाएगा , अर्थात् :---- 


( ख ) उसे उस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा 

नियुक्त और अधिसूचित बोर्ड द्वारा लोक 
विश्लेषक के रूप में नियुक्ति के लिए अहित 
घोषित किया गया है : 


" g - क स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी द्वारा नमूने 
भेजना : - - 


( ख ) स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी नियम 7 ( 1 ) के 

परन्तक के अधीन लोक विश्लेषक से नमुने 
के दूसरे भाग के लिए अपेक्षा की प्राप्ति के 
सात दिन की अवधि के भीतर ऐस नम्ना 
लोक विश्लेषक को भेजेंगा । 


परन्तु वह व्यक्ति , जो खाद्य अपमिश्रण निवारण ( संशोधन ) 
नियम , 1993 के प्रारंभ होने की तारीख को लोक 
विश्लेषक है या उसने ऐसे प्रारंभ होने के पूर्व तीन वर्ष 
तक लोक विश्लेषक के रूप में कार्य किया है, उसे 
लाग होने वाले सेवा के निबंधनों और शर्तों के अधीन , 
उस रूप में पद धारण कर सकता है भले ही वह खंड 
( क ) और खंड ( ख ) में अधिकथित अर्हताएं पूरी नहीं 
करता हो । " 


( ख ) स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी, अधिनियम की 

धारा 13 को उपधारा ( 26 ) के उपबंध के 
अधीन नमूने का दुसरा भाग भेजते समय 
ऐसा प्रथम लोक विश्लेषक की रिपोर्ट की 
प्राप्ति की तारीख के बीस दिन की अवधि 
के भीतर करेगा । 


3. उक्त नियमों के नियम 7 में ,--- 


7. उक्त नियमों के नियम 17 में , खंड ( ख ) के 
पश्चात् और परन्तुक के पूर्व, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित 
किया जाएगा , अर्यात् : --- 


( क ) उपनियम ( 1 ) के पश्चात् निम्नलिखित 

परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा , अर्यात : - - 
" परन्तु यदि लोक विश्लेषक द्वारा प्राप्त नमने 
का आधान टूटी हुई अवस्था में या विश्लेषण 
के अयोग्य पाया जाता है तो वह ऐसे नमूने 
को प्राप्ति की तारीख से एक सप्ताह की अवधि 
के भीतर उसके बारे में स्थानीय ( स्वास्थ्य ) 


"( ग ) स्थानीय ( स्वास्थ्य ) प्राधिकारी के पास रखे 

नमने के शेष दो भागों के एक भाग का मोहर 
अंद प्राधान और प्रारूप 7 में ज्ञापन की 


[भाग-II - - उपखंड 


(i) ] 


भारत का राजपन्न : असाधारण 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


. 


. 


- 


. 


- 


- 


. 


प्रति , लोक विश्लेषक द्वारा उससे अपेक्षा 
किए जाने पर लोक विश्लेषक को किसी 
उपयुक्त माध्यम द्वारा सात दिन की अवधि 
के भीतर भेजी जाएंगी । " 


8. उक्त नियमों के नियम 22 में , सारणी में , क्रम सं . 
37 के सामने स्तम्भ 2 की प्रविष्टि के स्थान पर, 
" 500 ग्राम " प्रविष्टि रखी जाएगी । 


9. उक्त नियमों के परिशिष्ट क में , प्ररूप 1 और 
प्ररूप 1क में , ज्ञापन के पैरा 2 में , 40 रु . अक्षर और 
अंक के स्थान पर 200 रु . अंक और अक्षर रखे 
जायेंगे । 


[सं . पो . 15014/4/ 92-पो . एच . ( खाद्य )] 

बी . एस . लाम्बा, संयुक्त सचिव 


राजपत्र के भाः ।-II, खंड - 3, में का . मा . 2106, तारीख 12 -9 -59 
को प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात उनमें निम्नलिखित द्वारा 
संशोधन किया गया :- - 


1. का . नि . पा . 1202 दिनांक 26- 5- 56 
2. का . नि . आ . 1687 दिनांक 28- 7- 56 
3. का . नि . प्रा . 2213 दिनांक 29- 9-56 ( असाधारण ) 
4. का , नि . प्रा . 2755 दिनांक 24-11- 56 

उसमें किए गए और संशोधन भारत के राजपत्र के भाग II , खंड- 3, 

उप- खंड ( i) में इस प्रकार प्रकाशित किए गए थे : 
5. मा . का . नि . 514 दिनांक 28- 6- 58 
6. सा . का . नि . 1211 दिनांक 20-12-58 
7. सा . का . नि . 425 दिनांक 4-4- 60 
8. सा . का . नि . 169 दिनांक 11- 2- 61. 
9. मा . का नि . 113 4 दिनांक 16-9- 61 
10. सा . का . नि . 1340 दिनांक 4-11- 61 
11. सा . का . नि . 1564 दिनांक 24-11-62 
12. सा . का . नि . 1589 दिनांक 22-10-64 
13. मा . का . नि . 1814 दिनांक 11- 12- 65 
14. सा . का . नि . 74 दिनांक 8- 1-66 
15. मा . का . नि . 382 दिनांक 19-3 -66 
16. सा . का . नि . 1256 दिनांक 26-8-67 
17. सा . का . नि . 1533 दिनांक 24-8-68 
18. सा . का . नि . 2163 दिनांक 14- 12- 68 ( शुद्धिपत्र ) 
19. सा . का . नि . 532 दिनांक 8-3- 69 
20. सा . का . नि . 176-4 दिनांक 26-7- 69 ( शुद्धिपत्र ) 
21. मा . का . नि . 2068 दिनांक 30- 8-69 
22. सा . का . नि . 1808 दिनांक 24-10- 70 
23, मा . का . नि . 938 दिनांक 12- 6- 71 


24. सा . का . नि 992दिनांक 3- 7- 71 
25. सा . का . नि . 553 दिनांक 6- 5- 72 
26. सा . का . नि . 436( अ ) दिनांक 10-10-72 
27. सा . का . नि , 133 दिनांक 10- 2- 73 
28. सा . का . नि . 205 दिनांक 23- 2- 74 
29. सा . का . नि , 850 दिनांक 12-6- 75 
30. सा . का नि . 508 ( अ ) दिनांक 27- 9- 75 
31. मा . का . नि . 63 ( अ ) दिनांक 5- 2-76 
32. मा . का . नि . 754 दिनांक 29- 5- 76 
33. सा . का . नि . 856 दिनांक 12-6-76 
34. सा . का . नि . 1417 दिनांक 2-10-76 
35. सा . का . नि . 4 ( अ ) दिनांक 4- 1- 77 
36. सा . का . नि . 18 ( अ ) दिनांक 15- 1- 77 
37. सा . का . नि . 651 ( अ ) दिनांक 20-10- 77 
38. सा . का . नि . 732 ( अ ) दिनांक 5-12- 77 
39. सा . का . नि . 775( अ ) दिनांक 27- 12-77 
40. सा . का . नि . 36 ( अ ) दिनांक 21-1-78 
41. सा . का . नि . 70 ( अ ) दिनांक 8-2-78 

सा . का . नि . 238 ( अ ) दिनांक 20-4-78 
43. सा . का . नि . 393 ( अ ) दिनांक 4-8-78 
44. सा . का . नि , 590 ( अ ) दिनांक 23 - 12-78 
45. मा . का . नि . 55 ( अ ) दिनांक 31- 1-79 
46. सा . का . नि . 142 ( अ ) दिनांक 16-3- 79 ( शुद्धिपत्र ) 
47. सा . का . नि . 231 ( अ ) दिनांक 6-4- 79 
48. सा . का . नि . 423 दिनांक 30- 6- 79 ( शुद्धिपत्र ) 
49. सा . का . नि . 1043 दिनांक 11-8- 79 ( शुद्धिपत्र ) 
50. सा . का . नि . 1210 दिनांक 29- 9- 79 ( शुद्धिपत्र ) 
5 1. सा . का , नि . 19 ( अ ) दिनांक 28-1-80 
52. सा . का . नि . 243 ( अ ) दिनांक 1-3-80 
53. सा . का . नि . 244 ( अ ) दिनांक 1-3- 80 ( शुद्धिपत्र ) 
54. सा . का . नि . 996दिनांक 8-9-80 ( शुद्धिपत्र ) 

सा . का . नि . 579 ( अ ) दिनांक 13-10- 80 
56. सा . का . नि . 652( अ ) दिनांक 14-11-80 
57. सा . का . नि . 710 ( अ ) दिनांक 22-12- 80 
58. मा . का . नि . 23 ( अ ) दिनांक 16-1-80 
59. सा . का . नि . 205( अ ) दिनांक 25-3-91 ( शुद्धिपत्र ) 
60. सा . का . नि . 290 ( अ ) दिनांक 13-4-81 
61. सा . का . नि . 444 दिनांक 2-5- 81 ( शुद्धिपत्र ) 
62. सा . का . नि . 503( अ ) दिनांक 1-9-81 
63. सा . का . नि . 891 दिनांक 3-10-81 ( शुद्धिपत्र ) 
64. सा . का . नि . 1056 दिनांक 5-12-91 ( शुद्धिपत्र ) 
65. सा . का . नि . 80 दिनांक 23-1-80 ( शुद्धिपत्र ) 
66. सा . का .नि . 44 ( अ ) दिनांक 5- 2-82 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Sec . 310 ] 


- 


- 


- 


- 


- 


115. 


127. सा . 


1 28 , 


67. सा . का . नि . 57 ( अ ) दिनांक 11- 2-82 
68. सा . का . नि . 245 ( अ) दिनांक 11-3-82 
69. सा . का . नि . 307 ( अ ) दिनांक 3- 4-82 ( शुद्धिपत्र ) 
70. सा . का . नि . 386 दिनांक 17- 4- 82 ( शुद्धिपत्र ) 
71 . सा . का . नि . 422 ( अ ) दिनांक 24- 5-82 
72. सा . का . नि . 476( अ ) दिनांक 29-4- 82 
73. सा . का . नि . 504 ( अ ) दिनांक 20-7-82 ( शुद्धिपत्र ) 
74. सा . का . नि . 753 ( अ ) दिनांक 11-12-82 ( शुद्धिपत्र ) 
75. सा . का . नि . 109 ( अ ) दिनांक 26-2-83 
76. सा . का . नि . 249 ( म )दिनांक 8-3-83 
77. सा . का . नि . 209 ( म ) दिनांक 16- 3- 83 
78. सा . का . नि . 253 ( अ ) दिनांक 26-3-83 
79 . सा . का . नि . 329 ( अ ) दिनांक 14- 4-83 ( शुद्धिपत्न ) 
80. सा . का नि . 539 ( अ ) दिनांक 1-7- 83 ( शुद्धिपत्न ) 
81. सा . का नि . 634 दिनांक 9-8-83 ( शुद्धिपत्न ) । 
82. सा . का . नि . 743 दिनांक 8-10- 83 ( शुद्धिपत्र ) 
83. सा . का . नि . 790( अ ) दिनांक 10- 10-83 
84. सा . का . नि . 803( अ ) दिनांक 27-10-83 
85. सा . का . नि . 816 ( अ ) दिनांक 3-11-85 
86. सा . का . नि . 829 ( अ ) दिनांक 7-11-83 
87. सा . का . नि . 8 48( अ ) दिनांक 19-11-83 
88. सा . का . नि . 893 ( अ ) दिनांक 17-12-83 ( शुद्धिपत्न ) 
89. सा . का . नि . 113 दिनांक 20-1 -84 ( शुद्धिपन्न ) 
90. सा . का . नि . 500( अ ) दिनांक 9-7- 84 
91. सा . का . नि . 612( अ ) दिनांक 18-8-84 ( शुद्धिपत्र ) 
92. सा . का . नि . 744 ( अ ) दिनांक 27-10-84 
93. सा . का . नि . 764 ( अ ) दिनांक 15-11- 84 
94. सा . का . नि . 3 ( अ ) दिनांक 1-1-85 
95. सा . का . नि . 11 ( अ ) दिनांक 4-1-85 
96. सा . का . नि . 142( अ ) दिनांक 6-3-85 ( शुद्धिपत्र ) 
97. सा . का . नि . 293 ( अ ) दिनांक 23-3- 85 
98. सा . का . नि . 368 ( अ ) दिनांक 18-4- 85 ( शुद्धिपत्न ) 

99. सा . का . नि . 385 ( अ ) दिनांक 29- 4-85 ( शुद्धिपत्र ) 
100 . सा . का . नि . 543 ( अ ) दिनांक 2-7-8 5 
101. सा . का . नि . 550 ( अ ) दिनांक 4-7-85 
102 . सा . का . नि . 587 ( अ.) दिनांक 17-9-85 ( शुचिमन ) 
103. सा . का . नि . 605 ( अ ) दिनांक 24-7- 83 
104. सा . का . नि , 745 ( अ) दिनांक 20-9-85 
105. सा . का . नि . 746 ( अ ) दिनांक 20-9- 85 
106. सा . का . नि . 748 ( अ ) दिनांक 23- 9- 85 ( शुद्धिपत्र ) 
107. सा . का .नि . 892 ( अ ) दिनांक 6-12- 85 
108. सा . का . नि . 903 ( अ ) दिनांक 17-12-85 ( शुद्धिपत्न ) 


109. सा . का . नि . 73 ( अ ) दिनांक 29- 1- 86 
110. सा . का . नि . 507 ( अ ) दिनांक 19- 3- 86 
111 . सा . का . नि . 724 (अ ) दिनांक 29-4-85 ( शुद्धिपत्र ) 
112. सा . का . नि . 851 ( अ ) दिनांक 13- 6-86 
113. सा . का . नि . 852 ( अ ) दिनांक 13- 6- 86 
114. सा . का . नि . 910 ( अ ) दिनांक 27-6-86 

का . नि . 939 ( अ ) दिनांक 9- 7-86 ( शुद्धिपत्र ) 
116. सा . का . नि . 1008 ( अ ) दिनांक 10-8-86 ( शुद्धिपत्र ) 
117. सा . का .नि . 1149( अ ) दिनांक 15-10-86 ( शुद्धिपत्र ) 
118. सा . का . नि . 1207 ( अ ) दिनांक 18-11-86 
1 19. सा . का . नि . 1228 ( अ ) दिनांक 27-11-86 
120 . सा . का . नि . 12( अ ) दिनांक 5- 1-87 
121. सा . का . नि . 28 ( अ ) दिनांक 13- 1-87 ( शुद्धिपत्र ) 
122. सा . का . नि . 270( अ ) दिनांक 2-3-87 
123. सा . का . नि . 3 44 ( अ ) दिनांक 31- 3-87 ( शुद्धिपत्र ) 
1 2 4. सा . का नि . 422 ( अ ) दिनांक 29-4-87 
125. सा . का . नि . 500 ( अ ) दिनांक 15- 5-87 ( शुद्धिपत्र ) 
126. सा . का . नि . 569 ( अ ) दिनांक 12-6-87 ( शुद्धिपत्र ) 

का . नि . 840( अ ) दिनांक 6-10-87 
का . नि . 900( अ ) दिनांक 10-11-87 
का . नि . 916( अ ) दिनांक 17-11-87 
का . नि . 917 ( अ ) दिनांक 17- 11-87 

का . नि . 918 ( अ ) दिनांक 17- 11-87 
13 2. सा . का . नि . 72 ( अ ) दिनांक 3- 2- 88 ( शुद्धिपत्र ) 
133. सा . का नि . 73 ( अ ) दिनांक 3-2-88 ( शुद्धिपत्र ) 

का . नि . 366( अ ) दिनांक 23-7-89 ( शुद्धिपत्र ) 
का . नि . 367( अ ) दिनांक 23-3-88 
का . नि . 437( अ ) दिनांक 8-4-88 

का . नि . 436 ( अ ) दिनांक 8-4-88 
138. सा . का . नि . 454( अ ) दिनांक 8-4-88 

का . नि . 618 ( अ ) दिनांक 16- 5- 88 
का . नि . 855( अ ) दिनांक 12-8-88 
का . नि . 856 ( अ ) दिनांक 12-8-88 
का . नि . 924 ( अ ) दिनांक 13- 9-88 ( शुद्धिपत्र ) 
का . नि . 1081 ( अ ) दिनांक 17-11-88 

का . नि . 1157 ( अ ) दिनांक 9-12-88 
145. सा . का . नि . 42 ( अ ) दिनांक 20-1-89 ( शुद्धिपत्र ) 
146. सा . का . नि . 128 ( अ ) दिनांक 8- 3- 90 

का . नि . 411 ( अ ) दिनांक 29-3-90 

सा . का . नि . 445 ( अ ) दिनांक 16-4-90 
149. सा . का . नि . 457 ( अ ) दिनांक 23- 4- 90 

का . नि . 729 ( 4 ) दिनांक 23- 8-90 
151. सा . का . नि . 732 ( अ ) दिनाक 23- 8- 90 


138 


141 


14 


143. 


144 


147 


148 


150 


[*T*T-IL - TE 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- _ 


- - 


2 . In the Prevention of Food Adulteration Rules. 
1955 , ( hereinatter reterred as the said Rules ) . 

( 1 ) in rule 4 , for sub -rule (6 ) , the following sub 
rule shall be substituted , namely : 


152. AT. # 1.ft . 727 (a ) fariTh 23-8-90 
153. T. FT. Fa . 764 (a ) farin 7 -9-90 
154. T. Fr. fot . 10 ( # ) fania 7-1-91 
155. HT. 47. F . 2 4( 37 ) f 15-1-91 
156. AT T. fol . 124 (a ) fari 5-3-9 1 
157, TFT 281 ( ) faara 29-5 -91 

Ar til ft . 257 (# ) fania 3- 5- 91 

T. $ 1.Fr. 494( * ) FANTE 25-7-91 
160. FT. pr. fo 731 ( ) fait 10-1 2-91 
161. # T. ft. for 91( 7 ) fantap 7-2-92 
162. # T. 77.ft. 191 (7 ) FEAT 18-2-92 
163. # T. T ft . 314 (# )fiat 9-3-92 faca 
164. FT. AT 524(8 ) Feier 15 -5- 92 pyfa ya 
165 . HT, Fl.fr. 591 ( ) fania 15 -6- 92 
166 . FT. 97 .ff. 592( 7) far15-6-92 fra 
167. FT. # 1.f . 784 (3 ) fe 28 -9-92 
168. AT, 27.ft. 903 ( 9 ) FATF 2- 12-92 
169. Fr. 91. for. 907 ( * ) fahre 4- 12 - 92 


" ( 6 ) The fees payable in respect of such a certi 

ficate shall be Rs. 200 per sample of food 
analysed . The fees shall be paid by the 
person or persons who make an application 
to the Court under Sub - section ( 2 ) of Sec 
tion 13 or the customs collector or any 
officer of the Government authorised by the 
Central Government in this behalf under 
sub - section (2 ) of section 6 of the Preven 
tion of Food Adulteration Act, 195 .1 of any 
officer under clause ( a ) , sub -rule ( 1 ) of 
rule 3 of Prevention of Food Adulteration 

Rules 1955 " . 
(2 ) for rule 6 of the said rules the following rule 
shall be substituted , namely : 


" 6 . Qualification of Public Analyst : - - A person 

shall not be qualified for appointment as a 
public analyst unless he : 


( a ) holds a Master s Degree in Chemistry or 

Bio - chemistry or Food Technology or 
Micro - biology or Food and Drugs from a 
University established in India by Law or 
is an Associate of the Institution of Chemist 
( India ) by examination in the section of 
analysts conducted by the Institution of 
Chemists ( India ) or has an equivalent 
qualification recognised and notified by 
the Central Government for such purposes 
and has not less than threc years ex 
perience in the analysis of food ; 


MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE 

(Department of Health ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 14th July , 1993 
G .S . R 511 ( E ). — The following draft of certain 
rules further to amend the Prevention of Food 
Adulteration Rules, 1955 which the Central Govern 
ment proposes to make , in exercise of the powers 
confcrrcd by sub - section ( 1 ) of section 23 of the 
Prevention of Food Adulteration Act, 1954, ( 37 of 
1954 ) and after consultation with the Central Com 
mittee for Food Standards is hereby published as 
required by sub - section ( 1 ) of section 23 of ihe said 
Act for the information of all persons likely to be 
affected thereby and notice is hereby given that the 
said draft rules will be taken into consideration on or 
after the cxpiry of a period of sixty days froin the 
date on which the copies of the Gazette in which 
this notification is published are made available to the 
public . 


(h ) has been declared qualified for appoint 

ment as a public analyst by a Board 
appointed and notified by the Central 
Government for such purposes; 


Provided that a person who is a public 
analyst on the date of commencement of 
these Prevention of Food Adulteration 
( Amendment) Rules 1993 for who has 
worked as a public analyst for a period of 
thrce years before such commencement may 
hold office as such , subject to the terins and 
conditions of service applicable to hiin even 
though he does not fulfil the qualiâcations 
laid down in clauses ( a ) and ( b ) " . 


Any objections or suggestions which may be re 
ceived from any person with respect to the said draft 
rules before expiry of the period so specified , shall 
be considered hy the Central Government. 


Objections or suggestions, if any, may be addressed 
to the Secretary , Ministry of Health & Family 
Welfare, 


Provided 


3 . In rule 7, of the said rules : 
( a ) after sub - rule ( 1 ) , the following proviso 

shall be inserted , namely : 
“ Provided that in case sample container re 

ceived by the public analyst is found to 
bc in broken condition or unfit for analy 
sis he shall within a period of one week 
from the date of receipt of such sample 
inform the local (Health ) authority about 
the same and send requisition to him for 
sending second part of the sample " , 


by the Pudition 
ord 
of one 


DEPARTMENT OF HEALTH , NIRMAN 
BHAWAN , NEW HELHI-110011 

DRAFT RULES 


1. These rules may be called the Prevention of 
Food Adulteiation (Amendment) Rules, 1993. 


THF GAZITTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 11 - Sec . 3(1) ]. 


( b ) after the second proviso , the following Note 

shall be inserted , namely : 


" Note :-- - In case of sample received under the 

proviso of rule 7 ( 1 ) or rule 9A , the 
period of forty days shall be counted 
from the date of receipt of the second 
part of the sample " . 


4 . In rule 8 , of the said rules : 


( a ) in clause (c ), for the words " hree months " 

the words " six months" shall be substituted . 


(b ) the second proviso shall be omitted . 


(c ) in the third proviso , for the words " provi 

ded also " , the words " Provided further" 
shall be substituted . 


5 . In rule 9 , of the said rules after the words " the 
local arca concerned " the words " or local ( Health ) 
authority" shall be inserted . 


6 . The rule 9 - A of the said rules shall be renun 
bered as 9 - B and before rule 9 - B So renumbered the 
following rule shall be inserted , namely : 


" 9 - A sending of sample by Local Health Authority : 


a ) Local Health Authority shall within a period 

of seven days of receipt of requisition for 
Recond part of the sample from Public 
Analyst under the proviso of rule 7 ( 1 ) , 
send such sample to the Public Analyst. 


Note . The Prevention of Food Adulteration 

Rules , 1955 were first published in Part I, . 
Section 3 of the Gazette of India vide SRO 
2105 dated 12 - 9 - 1955 and subsequently 
amended as follows by : 
SRO 1202 dated 26 - 5 - 1956 . 
SRO 1687 dated 28 -7 -56 . 

SRO 2213 dated 28 - 9 -56 Extraordinary . 
4 . SRO 2755 dated 24- 11-56 . 
The further amendments were published in Part 

II , Section 3 sub - section (i) of Gazette of 
India as follows by : 
GSR 514 dated 28-6 - 58. 

GSR 1211 dated 20 - 12 -58 . 
7 . GSR 425 dated 4 -4 -60 

GSR 169 dated 11- 2 -61. 
9 . GSR 1134 dated 16 -9 -61. 

GSR 1340 dated 4 - 11-61 . 
11 . GSR 1564 dated 24- 11 -62 , 

GSR 1589 dated 22 -10 - 64 . 
13 . GSR 1814 dated 11 -12 -65 . 
14 . GSR 74 dated 8 -1- 66 . 
15 . GSR 382 dated 19 -3 -66 . 

GSR 1256 dated 26 - 8 -67. 
17 GSR 1933 dated 24-8 -68 . 
18 GSR 2163 dated 14 -12 -68 Corrigendum . 

GSR 532 dated 8- 3 -69 . 
20 . GSR 1764 dated 26 - 7 -69 Corrigendum . 

GSR 2068 dated 30 - 8 -69 . 

GSR 1808 dated 24 - 10 - 70 . 
23 GSR 938 dated 12 -6-71. 
24 . GSR 992 dated 3 -7 - 71 . 
25. GSR 553 dated 6 -5-72 . 
26 . GSR 436 ( E ) dated 10 - 10 -72 . 
37. GSR 133 dated 10 -2 -73 . 
23. GSR 205 dated 23 -2 -74 . 
29 . GSR 850 dated 12 - 7 - 75 . 
30 . GSR 508 ( E ) dated 27-9 - 75 . 
31. GSR 63 ( E ) dated 5-2 - 76 . 
32 . GSR 754 dated 29 -5- 76 . 

GSR 755 dated 29 -5 - 76 . 
34 . GSR $56 dated 12-6 - 76 . 
35 . GSR 1417 dated 2 -10 - 76 . 
36 . GSR 4 ( E ) dated 4 -1 -77 . 
37. GSR 18 (E ) dated 15 -1-77. 


b ) Local Health Authority, while seading se 

cond part of the sample under the provision 
of sub -section (2E ) of section 13 of the 
Act , shall do so within a period of 20 days 
from the date of receipt of the report from 

the first public analyst. 
7 . In tule 17 of the said rules , after clause (b ) 
and before the proviso , the following clause shall be 
inserted , namely : 
" ( c ) The sealed container of one of the remain 

ing two parts of the sample and a copy of 
the memorandum in Form VII kept with 
the Local (Health ) Authority shall within 
a period of 7 days be sent to the public 
analyst on requisition made by him to it 

by any suitable means" . 
8. In nule 22 of the said rules, in the table , for 
the entry in columo 2 against S . No , 37, the entry 
" 500 gm " shall be substituted . 

Q . In Appendix A to the said rules, in Form I 
and Form 1 - A , in paragraph 2 of the memorandum 
for the letters and figures " Rs. 40 " the letters and 
figures " Rs. 200 ” shall be substituted . 

No. P - 15014492-PH ( Food ) ] 

B . S. LAMBA , Jt. Secy. 


*[* * *7-11- - EE 3 (1) ] 


भारत का राजपन्न : असाधारण 


90 . 


2 


38 . GSR 651 ( E ) dated 20 - 10 - 77 . 
39. GSR 732 ( E ) dated 5-12- 71. 
40 . GSR 755 (E ) dated 27- 12 - 77 . 
41. GSR 36 (E ) dated 21-1- 78 . 

GSR 70 ( E ) dated 8- 2 - 78 . 
43. GSR 238 (E ) dated 20 -4- 78 . 
44 . GSR 393( E ) dated 4 -8- 78. 
45. GSR 590 ( E ) dated 23- 12 -78 . 
46 . GSR 55 ( E ) đated 31- 1- 79 . 

GSR 142 ( E ) dated 16 - 3 -79 Corrigendum . 
48 . GSR 231 (E ) dated 6 -4 -79 . 
49. GSR 1843 dated 11-8 -79 Corrigendum . 
50. GSR 1210 dated 29- 9- 79 Corrigendum . 

GSR 19 ( E ) dated 28 -1 - 80 . 
52 . GSR 243 dated 1 -3 -80 . 

GSR 244 dated 1 -3 - 80 . 
54 . GSR 996 dated 27-9-80 Corrigendum . 
65 CSR 579 ( E ) dated 13-10 -80 . 
56. GSR 652 ( E ) dated 14- 11- 80 . 
57. GSR 710 ( E ) dated 22 - 12 -80 . 
58. GSR 23 (E ) dated 16 -1-81. 

GSR 205 ( E ) dated 25 - 3- 81 Corrigenduin 
GSR 290 ( E ) dated 13 - 4 -81 . 

GSR 444 dated 2 -5 -81 Corrigendum . 
62. GSR 503 (E ) dated 1-9-81. 

GSR 891 dated 3- 10 - 81 Corrigendum . 

GSR 1056 dated 5 - 12 - 81 Corrigendum 
65. GSR 80 dated 23 -1-82 Corrigendum . 
66 . GSR 44 ( E ) đäfed 5 -2- 82. 

GSR 57 ( E ) dated 11- 2- 82 . 
GSR 245 ( E ) dated 11 - 3- 82 . 

GSR 307 ( E ) dated 3- 4 - 82 Corrigenduin . 
70 . GSR 386 dated 17 -4- 82 Corrigendum . 

GSR 422 ( E ) dated 24 -5 - 82 . 
GSR 476 ( E ) dated 29 -6 - 82 . 
OSR 504 ( E ) dated 20 - 7 -82 Corrigendum . 
GSR 753 ( E ) dated 11 - 12 -82 Corrigenduin 
GSR 109 ( E ) dated 26 -2 - 83 . 

GSR 249 ( E ) dated 8 - 3 -83. 
77. GSR 268 ( E ) dated 16 -3-83. 
78. GSR 283 ( E ) dated 26 -3-83 . 
79. GSR 329 (E ) dated 14 -4 -83 Corrigendum . 


80 . GSR 539 ( E ) dated 1-7 -83 Corrigendum . 
81. GSR 634 dated 9 -5 -83 Corrigendum . 
82 . GSR 743 dated 8 - 10 - 83 Corrigendum 

GSR 790 ( E ) dated 10 - 10 - 83. 
GSR 803 ( E ) dated 27 - 10 - 83 . 
GSR 816 ( E ) dated 3 -11- 83 . 
GSR 829 ( E ) dated 7- 11 -83 . 
GSR 848 (E ) dated 19- 11- 83. 

CSR 893 ( E ) dated 17 -12- 83 Corrigendum . 
89 . GSR 113 dated 20 - 1-84 Corrigendum . 

GSR 500 ( E ) dated 9 - 7 -84 . 
GSR 612 ( E ) dated 13-8 -84 Corrigendum . 

GSR 744 (E ) dated 27 -10 -84 . 
93 . GSR 764 ( E ) dated 15 - 11 -84 . 
94 . GSR 3 ( E ) dated 1- 1- 85 . 
95 . GSR 11 ( E ) dated 4 - 1 - 85 . 

GSR 142 ( E ) dated 8 -3 - 85 Corrigenduni. 

GSR 293 ( E ) dated 23- 3 -85 . 
98 . GSR 368 ( E ) dated 18 -4 -85 Corrigendum . 

GSR 385 ( E ) dated 29 -4 -85 Corrigendum . 
100 . GSR 543 (E ) dated 2 -7 -85. 
101. GSR 550 ( E ) dated 4-7 -85 . 
102. GSR 587 (E ) dated 17-7- 85 Corrigendum . 
103 . GSR 605 ( E ) dated 24 - 7 -85. 
104 . GSR 745 (E ) dated 20 -9 -85. 
105 . GSR 746 ( E ) dated 20 -9 -85 . 
106 . GSR 748 ( E ) dated 23 - 9 - 85 Corrigendum . 
107. GSR 292 (E ) dated 6 - 12 - 85 . 
108 . GSR 903 ( E ) dated 17 - 12 - 85 Corrigendum 
109. GSR 73 (E ) datë 29 - 1- 86 . 
110 . GSR 507 ( E ) dated 19 -3 - 86 . 
111. GSR 724 ( E ) dated 29 -4 - 86 Corrigendum . 
112 , GSR 851 ( E ) dated 13 -6 - 86 . 
113. GSR 852 ( E ) dated 15 -5 -86 . 
114 . GSR 910 ( E ) dated 27 -6 -86 
115 . GSR 939 ( E ) dated 9 - 7 - 86 Corrigendum , 
116 . GSR 1008 ( E ) dated 18 - 8 - 86 Corrigendum 
117 . GSR 1149 ( E ) dated 15 - 10 - 86 Corrigendum 
118 . GSR 1207 ( E ) dated 18 - 11- 86 . 
119 . GSR 1207 (E ) dated 18 - 11- 86 Corrigendum 
120 . GSR 1228 ( E ) dated 27 - 11- 86 . 
121. GSR 12 ( E ) dated 5- 1 -87 , 


THE GAZEITE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( PART II - SEC . 3 (i)] 


150 . 


122 . GSR 270 ( E ) dated 2 -3- 87 . 
123 . GSR 344 (E ) dated 31- 3-87 Corrigendum . 
124 . GSR 422 ( E ) dated 29 -4 - 87 Corrigendum . 
125. GSR 500 ( E ) dated 15 -5-87 Corrigendum . 
126 . GSR 569 ( E ) dated 12 -6 - 87. 
127. GSR 840 (E ) dated 6 - 10 -87 . . . 
128 . GSR 900 ( E ) dated 10 -11-87. 
129. GSR 916 ( E ) dated 17-11-87. 
130. GSR 917 ( E ) dated 17- 11-87. 
131. GSR 918 ( E ) dated 17 -11 -87 Corrigendum 
132 . GSR 72 ( E ) dated 3- 2-88 Corrigendum . 
133. GSR 73 ( E ) dated 3 -2 -88 Corrigendum . 
134 . GSR 366 (E ) dated 23 -3-88 Corrigendum . 

GSR 367 ( E ) dated 23 -3 -88 . 
136 . GSR 437 (E ) dated 8 -4 -88 . 
137. GSR 436 (E ) dated 8-4 -881 
138. GSR 454 (E ) dated 8-4-88 . 
139. GSR 618 ( E ) dated 16 -5 -88. 
140 . GSR 855 ( E ) dated 12 - 8 -88 . 
141. GSR $ 56 ( E ) dated 12 -3 -88 . 
142 . GSR 924 ( E ) dated 13 - 9 -88 Corrigendum . 
143. GSR 1081 ( E ) dated 17 -11- 38 . 
144. GSR 1157 (E ) dated 9 - 12- 88 . 
145. GSR 42 (E ) dated 20 -1- 89 Corrigendum . 


146 . GSR 128 ( E ) dated 8 - 3- 90 . 
147. GSR 411 ( E ) dated 29 - 3-90 . 
148. GSR 445 ( E ) dated 16 -4 - 90 . 
149 . GSR 457 (E ) dated 23-4- 90 . 

GSR 729 ( E ) dated 23-8 -90 . 
151 . 

GSR 732 (E ) dated 23 -8- 90 . 
152. GSR 727 ( E ) dated 23-8 - 90 . 
153. GSR 764 ( E ) dated 7 -9-90 . 
154 . GSR 10 (E ) dated 7-1-91 . 
155. GSR 24 (E ) dated 15-1-91. 
156. GSR 124 (E ) dated 5 -3 -91. 
157 . GSR 281 ( E ) dated 29 -5- 91. 
158 . GSR 257( E ) dated 3 -5 -91. 


159. GSR 494 ( E ) dated 25 - 7 - 91. 
160. GSR 731 ( E ) dated 10 -12-91. 
161. GSR 91 (E ) dated 7-2 -92 . 
162 . GSR 101 ( E ) dated 18 -2 -92 . 
163 . GSR 314 ( E ) dated 9 -3 - 92 Corrigendum . 
164 . GSR 524 ( E ) dated 15-5 -92 (do - ) 
165. GSR 591 (E ) dated 15 -6 -92 . 
166 . GSR 592 ( E ) dated 15-6 -92 (Corrigendum ) 
167. GSR 784 ( E ) dated 28 - 9 - 92 . 
168. GSR 903( E ) dated 2-12- 92 . 
169. GSR 907 ( E ) dated 4 -12 -92 . 


- 


U 


- 


LUN 


12 


ELLE 


" 


S 


- - 


- 


UL 


Printed Y the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Maya Puri , New Delhi- 110064 

W ! ! ! . hec ho he Çontmer of Publicati r.25, Delhi-111054, 1993 


